निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 चैत्र 1944 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 178 ) पटना , शनिवार , 2 अप्रील 2022 


, 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

2 अप्रील 2022 
सं ० एल ० जी०-01-09 / 2022-2835 / लेज । — बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित 
अधिनियम , जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 1 अप्रील 2022 को अनुमति दे चुके हैं , इसके द्वारा सर्व - साधारण 
की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव , 
सरकार के प्रभारी सचिव । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 2 अप्रील 2022 


[ बिहार अधिनियम 08 , 2022 ] 

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ( संशोधन ) अधिनियम 2022 
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम , 2017 ( बिहार अधिनियम 21 , 2017 ) का संशोधन करने के लिए 

अधिनियम 


प्रस्तावना : - राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सम्यक् एवं पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हेतु बिहार 
राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर अनुभवी व्यक्तियों की सेवा प्राप्त किया जाना 
आवश्यक है । 

अतः बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम , 2017 की धारा 4 में संशोधन किया 
जाना अनिवार्य है । 

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ - ( 1 ) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा 
आयोग ( संशोधन ) अधिनियम , 2022 कहा जा सकेगा । 

( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3 ) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा । 

2. बिहार अधिनियम 21 , 2017 की धारा 4 में संशोधन।- ( 1 ) बिहार अधिनियम 21 , 2017 की 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के परंतुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

" परंतु अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम आयु ( सेवानिवृति ) 75 वर्ष होगी एवं सदस्यगण के लिए 
अधिकतम आयु ( सेवानिवृति ) 70 वर्ष होगी । 

परंतु यह कि अध्यक्ष एवं सदस्यगण पुनर्नियोजन हेतु पात्र होंगे । पुनर्नियोजन की अवधि 
का निर्धारण ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी , जो 
तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । " 

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव , 

सरकार के प्रभारी सचिव । 
2 अप्रील 2022 
सं ० एल ० जी०-01-09 / 2022-2836 / लेज — बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम 
राज्यपाल द्वारा dated - 01 April , 2022 को अनुमत बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ( संशोधन ) 
अधिनियम , 2022 ( बिहार अधिनियम 08 , 2022 ) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड ( 3 ) के 
अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव , 
सरकार के प्रभारी सचिव । 


| Bihar Act 08,2022 ] 
Bihar State University Service Commission ( Amendment ) Act , 2022 

AN 

ACT 
To amend Bihar State University Service Commission Act , 2017 ( Bihar Act 21 , 

2017 ) 
Preamble — It is essential to make provision for re - appointment of experienced 
persons to the posts of Chairman and members of the Bihar State University Service 
Commission for proper and transparent appointment to the vacant posts of teachers in the 
universities of state . 

Hence , it is expedient to make amendments in the Bihar State University Service 
Commission , Act , 2017 

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy third year of 
the Republic of India as follows : 

1. Short title , extent and Commencement . — ( 1 ) This Act may be called The 
Bihar State University Service Commission ( Amendment ) Act , 2022 . 


3 


, 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 2 अप्रील 2022 
( 2 ) It shall extend to the whole of the state of Bihar . 
( 3 ) It shall come in force from the date of its publication in the official 

gazette . 
2. Amendment in section 4 of Bihar Act 21 , 2017— Proviso of Sub section ( 2 ) 
of section 4 of Bihar Act 21 , 2017 shall be substituted by the following : 

" Provided that the maximum age ( Retirement ) for the post of Chairman shall be 
75 years and 70 years ( Retirement ) for the members . 

Provided further that the Chairman and members shall be eligible for 
re - appointment for another tenure . The period of re - appointment shall be determined by 
the Government , which shall not exceed three years , subject to the age restriction as 
provide above . " 

Jyoti Swaroop Srivastava , 
Secretary incharge to the Government . 


, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 178-571 + 400 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


